रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


COM 


HOSPICN 


21217 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 12 , 2017 / भाद्र 21 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12 , 2017 / BHADRA 21, 1939 


सं . 2630 ] 
No. 2630] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2017 


का . आ . 3005 ( अ). - केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड ( क ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग विस्तार ( रोहतवाडी से बीड़ रोड ) के निर्माण ( चौडा करने / चार 
लेन / बायपास बनाने आदि ) अनुरक्षण प्रंबध और प्रचलन के लिये उक्त अनुसूची के स्तंभ (4 ), (5), (6 ) और (7 ) में क्रमशः 
उल्लेखित जिलों तालुकों पुलिस थानों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
भू - खण्ड के संबध में अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई अधिसूची के स्तंभ (2 ) में उल्लेखित 
अधिकारियों को उक्त अधिनियम के आधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


__ अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 561 कि . मी . के 382 + 640 कि . मी. से 412 + 125 कि . मी . एंव मौजुदा चैनेज 383 + 925 
से 413 + 690 कि . मी . तक के ( रोहतवाडी से बीड़ रोड सेक्शन - 8 ) के लिये अर्जित की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना 

भूमि का संक्षिप्त विवरण : 


| क्र . स. 


सक्षम प्राधिकारी 


भू - खंडप 


गाँव का नाम 


जिला | तालुका पुलिस थाना 
____456 


2 


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) 
एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी 

पाटोदा जिला – बीड़ 


382 + 640 कि . मी . से 
396 + 300 कि . मी . तक 


| बीड़ पाटोदा । 


पाटोदा 


रोहेतवाडी 
उखंडा 
नायगांव 

पिठी 
वंजारवाडी 

राजूरी 
तिप्पटवाडी 


2 


अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) 
एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी 

बीड जिला - बीड़ 


396 + 300 कि . मी. से 
412 + 125 कि . मी. तक 


बीड़ 


बीड़ 


___ बीड़ 


5648 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


मुर्शदपुर 
पिपरगव्हाण 
तडेगांव 
बीड़ 


[91. H . 12037/59 /2017 -543307 (4 -6 )] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th September, 2017 
S .O . 3005 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Section 3 of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in 
column ( 2 ) of the Schedule below as the competent authorities to perform the function of such authorities 
under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in 
respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said Schedule relating 
to Districts , Taluka , Police Station and Villages mentioned in column (4), (5 ), (6 ) and (7 ) respectively of the 
said Schedule for building (widening/four lanining/Bye pass etc .) maintenance, management and operation 
of the (Rohatwadi to Beed Road ) in the State ofMaharashtra . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land 
from Design Km . 382 +640 to 412 + 125 & Existing 383 + 925 to 413 +690 km . (Rohatwadi to Beed Road 

Section -8 ) of National Highway No. 561 in District of Beed in the State of Maharashtra 


S.No. 


Competent authority Stretch of land 


District 

4 


Taluka 

5 


Police 
station 

6 


Name of 
village 


2 


2 


| 


Sub Divisional Officer 

(Revenue) & Land 
Acquisition Officer 
Patoda District -Beed 


Km 382 + 640 to 
Km 396 + 300 


Rohatwadi 
Ukhanda 
Naigaon 


Beed 


Patoda 


Patoda 


| 


Pithi 


3 
4 


Sub Divisional Officer 

(Revenue ) & Land 
Acquisition Officer 
Beed District -Beed 


Km 396 + 300 
to Km 412 + 125 


Beed 


Beed 


Beed 


Banjarwadi 

Rajuri 
Tipatwadi 
Murshadpur 
Pipargavhan 
Talegaon 
Beed 


6 


[F . No . 12037 /59/2017 -MAH /( P -6 )] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017 .09. 14 22:42 :01 +05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


